सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 पौष , 1937 ( श० ) 
संख्या 75 राँची, मंगलवार 

22 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


11 दिसम्बर, 2 0 15 
संख्या-3/ पद .. 01( ख)-0 3 / 2 0 14 का .. 10 5 26 -- विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी , मध्यम सिंचाई 
परियोजना, राँची के पद पर पदस्थापित श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक - 75 6 / 03 ) की 
सेवा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल 
पदधिकारी, बगोदर- सरिया ( गिरिडीह) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 19 7 3 ( एक्ट 2 , 19 74 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 75 – 50 । 


